सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

23 पौष, 1937 ( श०) 
संख्या 25 राँची, शुक्रवार 

13 जनवरी , 2 0 16 ( ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
22 दिसम्बर , 20 15 


संख्या-3 / पद..0 1( ग)-04 / 20 15 का .. 1079 0 --उप विकास आयुक्त - सह-मुख्य 
कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद , कोडरमा के पद पर पदस्थापित श्री कौशल किशोर 
ठाकुर , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक- 472 / 0 3, गृह जिला. कटिहार ) को प्रशासनिक कारणों से 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा 
विभाग, झारखण्ड , राँची में योगदान करने का निदेश दिया जाता है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

एच० के० सुधांशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 2 5 – 50 | 


